निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 31 


12 श्रावण 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

3 अगस्त 2016 ( ई 0) 


उक्त 


--- 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-7 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

8-20 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

21-22 


आदेश, 


. 


उच्च 


2 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वित्त विभाग 


क्र . 


3 


अधिसूचनाएं 

12 जुलाई 2016 
सं ० 1 / स्था ० ( ले ० से ०) -18 / 2016-5545 / विo—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वित्त विभाग में पदस्थापित निम्नांकित 
पदाधिकारियों को वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2207 दिनांक 15.06.2016 द्वारा वाणिज्य कर आयुक्त (वेतनमान 
15,600-39,100 + ग्रेड पे -6600 / - रु ०) कोटि से वाणिज्य कर आयुक्त (वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे -7600 / 
रु ०) कोटि में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से स्थानापन्न प्रोन्नति देते हुए पुनः अधिसूचना संख्या-2375 दिनांक 29.06.2016 
द्वारा वाणिज्य कर उपायुक्त वित्त विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है । 

2. तद्नुसार वित्त विभाग में वाणिज्य कर उपायुक्त का पद सृजित नहीं रहने के कारण निम्नांकित पदाधिकारियों 
को इनके पदस्थापन काल तक वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे -7600 / - रु ० में वर्तमान धारित पद को उत्क्रमित करते 
हुए पदस्थापित किया जाता है : 
पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थान 
1 

2 
1 श्री विजय कुमार आजाद 

कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय , पटना 
2 श्री मो ० शाहिक 

कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी 
3 श्री देवानन्द शर्मा 

कोषागार पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर 
4 श्री मो ० असदुज्जमां 

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , कटिहार 
5 श्री क्यामुल हक अंसारी कोषागार पदाधिकारी, निर्मली 
6 श्री संजय कुमार प्रसाद 

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना 
7 श्री जय शंकर सिंह 

कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर 
8 

कोषागार पदाधिकारी , पूर्णियाँ 
9 

सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पटना 
10 | श्री प्रमोद कुमार 

कोषागार पदाधिकारी, अरवल 
3. उत्क्रमित पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


WN 


श्री मोहन कुमार 
श्री विजय कुमार 


12 जुलाई 2016 
सं ० 1 / स्था ० ( ले ० से०) -18/2016 -5546 / विo— बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वित्त विभाग में पदस्थापित श्री कमल 
किशोर चौधरी को वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2208 / वा0 कर दिनांक 15.06.2016 द्वारा वाणिज्य कर आयुक्त 
( वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे -6600 / - रु ०) कोटि से वाणिज्य कर आयुक्त ( वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड 
पे -7600 / - रु ०) कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 03.12.2013 से प्रोन्नति देते हुए पुनः अधिसूचना संख्या -2375 दिनांक 
29.06.2016 द्वारा वाणिज्य कर उपायुक्त वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है । 

तद्नुसार वित्त विभाग में वाणिज्य कर उपायुक्त का पद सृजित नहीं रहने के कारण श्री कमल किशोर चौधरी 
को इनके पदस्थापन काल तक वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे -7600 / - रु ० में वर्तमान धारित पद को उत्क्रमित करते 
हुए पदस्थापित किया जाता है । 

3. वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2208 / वा ० कर दिनांक 15.06.2016 के आलोक में इन्हें आर्थिक लाभ 
दिनांक 14.02.2014 से देय होगा । 
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , , 3 अगस्त 2016 


3 


13 जुलाई 2016 
स ० 1 / स्था ० (विविध)-20 / 2011-5566 / विo— वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2205 दिनांक 
15.06.2016 द्वारा बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान रू 0 37400-67000 / - + ग्रेड पे 
8700 / - रू 0 ) कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त कोटि (वेतनमान 37400-67000 / - + ग्रेड पे 8900 / -रू0) में श्री ओम 
प्रकाश झा , संयुक्त सचिव - सह - बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार , पटना को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रोन्नति देते 
हुए अधिसूचना संख्या -2474 दिनांक 05.07.2016 द्वारा वाणिज्य कर अपर आयुक्त - सह - बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है । 

2. तद्नुसार वित्त विभाग में वाणिज्य कर अपर आयुक्त - सह - बजट पदाधिकारी का पद सृजित नहीं रहने के कारण 
श्री झा को इनके पदस्थापन काल तक बिहार लेखा सेवा संवर्ग में संयुक्त आयुक्त लेखा कोटि ( वेतनमान रू 0 
37400-67000 / - + ग्रेड पे 8700 / - रू 0) में स्वीकृत बजट नियंत्रक - सह - संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद को बजट 
पदाधिकारी - सह - अपर सचिव, वित्त विभाग के रूप में वेतनमान 37400-67000 / - + ग्रेड पे 8900 / - रू 0 में उत्क्रमित 
करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 

3. उत्क्रमित पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 जुलाई 2016 
सं० 6 / प्रो0-6-05 / 2016( खण्ड -2)-2721 / वा 0 कर — श्री रामजी प्रसाद शर्मा, बिहार वित्त सेवा संवर्ग के 
सेवानिवृत वाणिज्य कर उपायुक्त को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि (वेतनमान् 37400-67000 + ग्रेड पे -8700 रू 0) में 
दिनांक 01.04.11 के प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 
2. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०) अस्पष्ट, अवर सचिव । 


22 जुलाई 2016 
सं ० 6 / प्रो0-6-06 / 2016 ( खंड -1) -2722 / वा 0 कर -श्री शरत चन्द्र , बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( वेतनमान् 15,600-39,100 + ग्रेड पे 6,600 रू 0 ) को वाणिज्य कर उपायुक्त 
( वेतनमान् 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 रू 0 ) कोटि में दिनांक 14.02.14 से आर्थिक लाभ सहित दिनांक 
03.12.2013 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है । 

2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -4800 दिनांक 01.04.16 की 
कंडिका -11( iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 
एस0 एल 0 पी 0 ( सी 0 ) संख्या- 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 


3. प्रस्ताव पर वित्त विभाग , बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

29 जुलाई 2016 
सं ० वन / पर्या0-106 / 1997 ( खण्ड -1)505( ई ०) / प ० व ० - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम , 
1974 की धारा -4(2)( a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विवेक कुमार सिंह, भा ० प्र ० से ० ( 89 ), प्रधान सचिव, 
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष के रूप में 
अगले आदेश तक मनोनित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

रत्नेश झा , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , , 3 अगस्त 2016 


5 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

22 जुलाई 2016 
सं ० 6 / गो0-34-04 / 2015-2723 विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015 
2375 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 20 के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , सुपौल 
अंचल , सुपौल के स्थान पर वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, सुपौल अंचल , सुपौल पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2375 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 59 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना पूर्वी अंचल के स्थान पर वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2376 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 15 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना विशेष अंचल के स्थान पर वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, अंकेक्षण, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2376 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 42 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य - कर पदाधिकारी, बेगुसराय अंचल के स्थान पर वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त , बेगुसराय अंचल पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 05 
के स्तंभ 02 में अंकित श्री विक्की विश्वकर्मा के स्थान पर श्री विकी कुमार विश्वकर्मा पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 09 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी के स्थान पर वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, डोभी पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 19 
के स्तंभ 02 में अंकित श्री भुनेवश्वर के स्थान पर श्री मुनेश्वर प्रसाद पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या-6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 34 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर पदाधिकारी , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थान पर वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय , बिहार, पटना पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 35 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर पदाधिकारी , तिरहुत प्रमंडल के स्थान पर वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 43 
के स्तंभ 05 में अंकित वाणिज्य कर पदाधिकारी, गया अंचल के स्थान पर वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया पढ़ा जाय । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-04 / 2015-2377 दिनांक 29.06.2016 के क्रमांक 52 
के स्तंभ 02 में अंकित मो ० सौकत अली अंसारी के स्थान पर शौकत अली अंसारी पढ़ा जाय । 

2. शेष यथावत रहेंगे । 
प्रस्ताव पर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


3 . 


6 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 जून 2016 
सं ० 16 / विविध - 09-09 / 2016-1015 — जल संसाधन विभाग बिहार के अन्तर्गत कार्यरत पुनर्वास कार्यालयों के 
कार्यो की समीक्षा के पश्चात् यह पाया गया है कि उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती 
में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 ( RFCTLARR Act 2013 ) को दिनांक 01.01.14 से लागू होने के पश्चात् पुनर्वास कार्यालयों 
की प्रासंगिकता अब नही रह गई है । अतः इस मामले में सम्यक विचारोपरांत पुनर्वास कार्यालय, बागमती परियोजना, सीतामढ़ी 
एवं पुनर्वास कार्यालय, दुर्गावती जलाशय परियोजना, सासाराम , शिविर, भभुआ को दिनांक 31.07.2016 ( अपराह्न) के प्रभाव से 
समाप्त / बंद किया जाता है । 

2. भविष्य में कार्यपालक अभियंता - सह - अधियाची पदाधिकारी ही संबंधित परियोजना से संबंधित पुनर्वास एवं 
पुनर्स्थापन के कार्यों को विधिवत तरीके से संपादित करेंगे 

3. उक्त दोनों कार्यालयों में पदस्थापित पुनर्वास पदाधिकारी ( सहायक अभियंता स्तर) अन्यत्र पदस्थापन हेतु जल 
संसाधन विभाग में योगदान करेंगे तथा उक्त कार्यालयों में पदस्थापित कर्मीगण को विशेष भू - अर्जन कार्यालयों में पदस्थापित 
किया जाएगा । 

4. उक्त दोनों पुनर्वास कार्यालयों में सृजित / स्वीकृत पदों को सुसुप्तावस्था में संबंधित मुख्य अभियंता के साथ रखा 
जाएगा तथा उक्त कार्यालयों के कागजात (यथा अभिलेख, संचिका, उपस्कर आदि ) संबंधित मुख्य अभियंता के कार्यालय में 
संरक्षित रखा जाएगा । पुनर्वास कार्यालयों से संबंधित कोई भी मामला / वाद / जन शिकायत आदि का निपटारा भविष्य में 
संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा निपटाया जाएगा । 

पुनर्वास कार्यालय , बागमती परियोजना, सीतामढ़ी को मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल 
संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर तथा पुनर्वास कार्यालय, दुर्गावती जलाशय परियोजना, सासाराम, शिविर, भभुआ को मुख्य 
अभियंता सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के साथ संबद्ध किया जाएगा । 

6. पुनर्वास कार्यालय, दुर्गावती जलाशय परियोजना, सासाराम , शिविर भभुआ में संरक्षित दुर्गावती जलाशय परियोजना 
के पुनर्वासन से संबंधित अभिलेख / संचिका आदि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के यहां एवं फुलवरियां जलाशय 
परियोजना के पुनर्वासन संबंधित अभिलेख / संचिका आदि मुख्य अभियंता , बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण , जल संसाधन 
विभाग , पटना के यहां संरक्षित रखें जायेंगे । 
7. पुनर्वास कार्यालय दुर्गावती जलाशय परियोजना, सासाराम , शिविर, भभुआ 

में रक्षित 

कम्प्यूटर विशेष भू - अर्जन 
पदाधिकारी, सासाराम को एवं पुनर्वास कार्यालय, बागमती परियोजना, सीतामढ़ी में रक्षित कम्प्यूटर विशेष भू - अर्जन 
पदाधिकारी, जमुई को हस्तगत करायेंगे । 

8. पुनर्वास पदाधिकारी को पुनर्वास हेतु जो राशि जिन अधियाची पदाधिकारी से प्राप्त हुई है, उसे उन्हीं अधियाची 
पदाधिकारी को वापस कर दी जाएगी । 

विभागीय अन्य आवंटन यथा - कार्यालय, व्यय, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में अवशिष्ट राशि जल संसाधन विभाग के 
संबंधित उसी शीर्ष में जमा कर दी जाएगी जिस शीर्ष से उसकी निकासी की गई है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अरूण कुमार सिंह , प्रधान सचिव । 


The 27th June 2016 
NO. 16 /Misc.- 09-09 / 2016-1015 — After the review of the work of the Rehabilitation offices 
working under Water Resources Department, Bihar, it has been found that after the enactment of The 
Right to fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 (RECTLARR Act- 2013 ) on 01-01-2014 , now there is no relevance of rehabilitation offices. Hence 
after due consideration on this matter, The Rehabilitation office Bagmati pariyojna , sitamarhi and 
Rehabilitation office , Durgawati Jalashay project, sasaram , camp Bhabhua is closed /winded up hereby 
with effect fromthe date 31-07-2016 ( after noon ) 

2. In future, the Executive engineer cum requisitioning officer will execute the works related to 
rehabilitation and resettlement of concerned projects. 

3. The Rehabilitation officers (Assistant engineer level) posted in above mentioned two offices 
will give their joining to Water Resources Department for posting elsewhere and other employees in said 
offices will be posted to special land Acquisition Offices. 

4. The created /sanctioned posts of said two rehabilitation offices will be kept in dormant stage 
with the related chief engineer and papers (such as records, file , furniture etc ) will be kept safely in the 


बिहार गजट , , 3 अगस्त 2016 


7 


office of concerned chief Engineer. In future any matter/ case/ public Grievance related to Rehabilitation 
office will be disposed of by office of concerned chief Engineer. 

5. The Rehabilitation office , Bagmati project, sitamarhi will be tagged with chief engineer flood 
control & drainage, Water Resources Department Muzaffarpur and rehabilitation ,office Durgawati 
Jalashay project, Sasaram camp, Bhabhua will be tagged with chief Engineer, irrigation creation , Water 
Resources Department, Dehri. 

6. The records/files etc related to rehabilitation of Durgawati Jalashay project , Preserved at 
Rehabilitation office , Sasaram , camp Bhabhua will be kept in the office of chief Engineer, irrigation 
creation Dehri and records/ files etc of rehabilitation of Phulwariya jalashy project will be kept safely in 
the office of chief engineer flood control and drainage Water Resources Department, Patna . 

7. The computer kept at Rehabilitation office , sasaram , camp Bhabhua , will be handed over to 
Special Land Acquisition Officer, sasaram and computer kept at Rehabilitation office , sitamarhi, will be 
handed over to Special Land Acquisition Office, Jamui . 

8. The amount for rehabilitation received by rehabilitation officer from which requisitioning 
officer will be returned to same requisitioning officer . 

9. The unused departmental allotment viz office expenditure, pay allowance and other remaning 
money will be deposited in the same head from which it has been drawn . 

By order of the Governor of Bihar , 
Arun kumar singh, Principal Secretary . 


शुद्धि - पत्र 

26 जुलाई 2016 
सं0 8 / पी 4 - स्थाना0 / पदस्था -01 / 15- 4050 - जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 
3565 दिनांक 30.06.16 के प्रथम पारा में " अंकित स्थान से स्थानान्तरित करते हुए " के स्थान पर " पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में रहे को " पढ़ा जाय । तदनुसार अधिसूचना के क्रमांक- 1 से 8 तक के स्तम्भ -3 में अंकित पदस्थापित कार्यालय के स्थान 
पर "पदस्थापन की प्रतीक्षा में " पढ़ा जाय । 
2. अधिसूचना के शेष कंडिका यथावत रहेंगे । 

आदेश से , 
मो 0 परवेज़ अख्तर, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2016 
सं ० 02 / विविध -15 / 2014 परि0-2978 — इस विभाग की अधिसूचना संख्या -3442 दिनांक 23.08.2012 द्वारा जिला 
परिवहन कार्यालयों में निबंधित व्यावसायिक वाहनों का कर भुगतान बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की 
धारा -5 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से E - payment की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी । 

विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रदत सुविधा का विस्तार करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त अन्य राष्टीय कृत बैंकों के 
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से SBIGateway ( MOPS ) का इस्तेमाल करते हुए व्यावसायिक वाहनों के कर भुगतान की वाहन 
स्वामियों को सुविधा प्रदान की जाती है । इस हेतु बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 +100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


भाग -9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 


निविदा सूचना 

20 जुलाई, 2016 
सं 0 9977 - पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में भर्ती मरीजों को अस्पताल परिसर के अन्दर एवं एक वार्ड 
से दूसरे वार्ड, आकस्मिकी से अन्य वार्ड ले जाने तथा पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलोजीकल जाँच सुविधा प्रदान करने हेतु तीनों 
पालियों ( 24X7) के लिए चालक सहित दो ई - रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट ) की सेवा लेने हेतु निविदा प्रकाशन की अंतिम तिथि से 
21 (इक्कीस ) दिनों के अन्दर निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा की विस्तृत जानकारी बेबसाईट 
www.prdbihar.nic.in या www.pmch.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है । 
निविदा शर्त 

(1) निविदादाता का नाम, पिता / पति का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट रूप से टंकित होना चाहिए । 

( 2) निविदादाता को बिहार वाणिज्य कर में निबंधित होना चाहिए । राज्य के बाहर के निविदादाता भी इस 
शर्त के साथ निविदा में भाग ले सकते है कि दर अनुमोदन के पश्चात बिहार वाणिज्य कर से निबंधन प्राप्त कर लेगे । 
दर अनुमोदन पश्चात् वाणिज्य कर अद्यत्तन / कर चूकता प्रमाण - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ही 
कार्यादेश निर्गत किया जायेगा । 

( 3) निविदादाता को सेवा कर विभाग में निबंधित होना आवश्यक होगा । 

( 4) निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों का आयकर 
रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य होगा । 

( 5) निविदादाता को जिला परिवहन विभाग द्वारा निर्गत ई -रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस एवं ई - रिक्शा व ई - कार्ड 
का परिमिट संलग्न करना अनिवार्य होगी । इस निमित सरकार द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना प्रभावी होगा । 

( 6) निविदादाता द्वारा छ: चालक सहित दो ई - रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट ) से 24X7 तीन पालियों में सेवा 
प्रदान करना होगा । 

(7) निविदादाता को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व सभी संबंधित ई - रिक्शा चालक का जिला परिवहन 
पदाधिकारी द्वारा निर्गत ई- रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण - पत्र संलग्न 
करना अनिवार्य होगा । 

( 8) ई -रिक्शा ( एम्बुलेन्स कार्ट ) का बनावट ऐसी होना चाहिए जिसपर मरीज लेट कर दो अभिभवक के साथ 
ले जाया जा सके । स्ट्रेचर का बनावट ऐसी होनी चाहिए कि मरीज सहित स्ट्रेचर ई - रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट ) से बाहर 
सुगमता पूर्वक निकाला जा सके । एक अदद् ऑक्सीजन सिलिण्डर रहना चाहिए । ई- रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट ) में 
Automatic Safety Break लगा रहना अनिवार्य होगा । 

(9) निविदादाता का तकनीकि निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में अधीक्षक , पी 0 एम0 सी 0 एच 0, पटना के 
पक्ष में रू 0 50,000 = 00 (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा । 

( 10 ) निविदादाता को कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का मूल शपथ पत्र संलग्न करना 
अनिवार्य होगा कि वे या उनका फर्म किसी भी अपराधिक मुकदमा में संलिप्त नहीं है न ही किसी राज्य द्वारा उन्हें 
काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है । 

(11) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 

( 12 ) किसी भी समय भी निविदा को आंशिक एवं पूर्णत सुधार या रद्द करने का अधिकार अधीक्षक , 
पी 0 एम 0 सी 0 एच 0, पटना को सुरक्षित रहेगा । 

(13) निविदा प्रभावी होने से एक वर्ष के लिए मान्य होगी । कार्य संतोषजनक रहने पर अवधि बढ़ायी जा 
सकती है । 


बिहार गजट , , 3 अगस्त 2016 


9 


वित्तीय निविदा 

(1 ) तीन चालक सहित 24X7 घंटे लिए प्रति ई -रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट ) का दर अंकित किया जायेगा । दर 
सभी कर रहित होगा । 

( 2) ई- रिक्शा ( एम्बुलेन्स कार्ट ) का नियमित संचालन का रख -रखाव का पूर्ण दायित्व निविदादाता को होगा । 
ई -रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट ) खराब होने की स्थिति में मरीजों को निरंतर सुविधा प्रदान करने हेतु अविलम्ब बैकल्पिक 
व्यवस्था के तहत निविदादाता द्वारा अन्य ई - रिक्शा उपलब्ध कराया जायेगा । निविदादाता द्वारा समुचित ई - रिक्शा 
( एम्बुलेन्स कार्ट ) व्यवस्था उपलब्ध नही कराने पर आर्थिक दण्ड देना होगा, जिसमें अधीक्षक , पी 0 एम 0 सी 0 एच0 , पटना 
का निर्णय अंतिम होगी । 

( 3) निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा के साथ कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का 
शपथ - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा अंकित दर वर्तमान बाजार दर पर मूल्यकृत है । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अधीक्षक पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना । 


निविदा सूचना 


25 जुलाई 2016 
सं ० 10139 — वर्ष 2016-17 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना के प्रयोजनार्थ मरीजों के इलाज हेतु 
उपयोग होने वाले मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु बिहार वाणिज्य - कर में निबंधित इच्छुक निविदादाता 
( आपूर्तिकर्ता /निर्माता / प्राधिकृत विक्रेता) से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 ( तीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीड 
पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट 
सं०- www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है । साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण 
जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई शाखा से 
प्राप्त कर सकते हैं । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अधीक्षक , पी ० एम ० सी ० एच ० , पटना 


- 


निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची 

1.निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा । एक ही 
लिफाफे में दोनों निविदा ( तकनीकी एवं वित्तीय ) देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा । तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर 
निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा । 

2.तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय (मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की 
छपाई हेतु) अंकित करेंगे । 

3. निविदादाता का नाम , पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा । 

4. निविदादाता को बिहार वाणिज्य - कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य कर से प्राप्त 
अद्ययत्तन प्रमाण - पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा । 

5. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के 
साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 

6. मानक एवं गैर मानक प्रपत्र की छपाई हेतु 25,000 / - (पच्चीस हजार) रुपये का एन ० एस ० सी ० / बैंक ड्राफ्ट जो 
अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा । तकनीकी निविदा में संलग्न करना 


होगा । 


7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 

8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये 
हैं इस आशय का शपथ पत्र ( मूल प्रति ) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना 


होगा । 


9. निर्गत सामग्रियों की सूची निविदा के अनुसार क्रमवार संलग्न करना अनिवार्य होगा । 
10. छपाई हेतु उद्योग विभाग में निबंधित होने का प्रमाण - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । 

11.आयकर में निबंधन ( पैन नम्बर) एवं विगत तीन वर्षों का अद्यत्तन जमा रिर्टन की छाया प्रति संलग्न करना 
अनिवार्य होगा । 

12.क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को 
किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा । 

13. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 

14.स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली 
सूची में डाल दिया जायेगा । 


10 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


- 


15. सामान पहुँचाने का कोई अलग से शूल्क देय नहीं होगा । 
वित्तीय निविदा 

वित्तीय निविदा में सामग्रियों का नाम निर्माता सहित प्रकार एवं उनके सामने कर रहित दर, (अंक एवं शब्दों में ) 
अंकित करना होगा । शब्द में लिखे दर ही मान्य होगा । विशिष्टीकरण एवं स्पेशिफिकेशन के लिए एक से अधिक दर अनुमान्य 
नहीं होगा । निविदादाता सिर्फ उच्च कोटि के गुणवत्तायुक्त सामग्रियों का दर प्रेषित करेंगे । निविदादाता को वित्तीय निविदा के 
साथ इस आशय का मूल शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा कि निविदा में अंकित दर 
एम0 आर0 पी 0 से कम या बाजार दर पर मूल्यकृत है । मेरे फर्म द्वारा इस दर से कम दर पर किसी भी सरकारी / गैर सरकारी 
संस्थान में आपूर्ति नहीं की जा रही है । शपथ पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में उनके वित्तीय निविदा स्वतः अस्वीकृत 
समझा जायेगा । 

आदेश से . 
( ह ०) अस्पष्ट, अधीक्षक पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना । 


खण्ड ( ख) विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की सूची 


क्र ० सं ० 


निर्माता का नाम 

क्वालिटी 
सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० उत्तम क्वालिटी 


1 . 


2. 


" 


" 


3 . 


4 . 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 
सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० उत्तम क्वालिटी 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


प्रपत्रों का नाम 

साइज फार्म नं ० 
बेड हेड टिकट 

12 " x08 " 09 
टेम्प्रेचर चार्ट 

12 " x08 " 51 
हार्डवेयर स्टौक फार्म 12 " x08 " 115 
मृत्यु प्रमाण - पत्र 

09 " x07 " 63 
मिसलेनियस फार्म 

09" x5.5 216 
पैथोलोजिकल फार्म 

08 " x04 " 165 
इण्डेन बुक 50x2 

08 "x07 " 155 
मनी रसीद 100x2 

06 " x04" 175 
एक्स - रे लिफाफा 

15 " x12" 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

18 " x15 " 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

12 " x12 " 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

10 " x12 " 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

8 " x12" 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे रिपोर्टिंग पैड 100x1 09 " x07 " 
अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्टिंग पैड ( बड़ा) 100x1 12" x08 " 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


" 


14. 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 
एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 


15 . 


16 . 


डिस्चार्ज टिकट 


14 " x11" 


बोर्ड पेपर 


17 . 


09 " x07 " 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 


18 . 


8.5 " x05 " 


" 


अल्ट्रासाउण्ट रिपोर्टिंग पैड 
100x1 ( छोटा ) 
इण्डेन बुक 100x2 
(मुख्यमंत्री राहत कोष) 
मास्टर चार्ट 
मरीज एवं अभिभावक 


19 . 


Fullscape 
04 "x04 " 


ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 
मोटा कार्डबोर्ड पेपर 


20 . 


" 


21. 


परिचय पत्र 
जननी बाल सुरक्षा 
कार्यक्रम प्रपत्र 


- 


सेंचुरी / ओरियेंट 


22. 


जन्म प्रमाण - पत्र प्रपत्र 


Executive Bond paper 


। 


बिहार गजट , , 


3 अगस्त 2016 


11 


" 


" 


क्र ० सं ० प्रपत्रों का नाम 

साइज फार्म नं ० निर्माता का नाम 

क्वालिटी 
23 . फ्लाई लीफ अच्छे क्वालिटी 14 "x10 " 

उत्तम क्वालिटी 
छपाई के साथ व मोटा कुट 

क्लौथ पट्टी के साथ 
24. सामान्य जानकारी प्रपत्र 

12" x8 " 

ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 
25. बन्ध्याकरण प्रपत्र 

12 "x8 " 
26. कालाजार प्रपत्र 

12 " x8 " 
27 . बी ० एच ० टी ० कभर फाइल 14" x10 " 

उत्तम क्वालिटी 
छपाई के साथ 
28. चिकित्सक एवं कर्मचारी 

4 " x4 " 

ए ० टी ० एम ० कार्ड परिचय - पत्र 

एवं फिता छपाई के साथ 
29. डेड बॉडी कैरींग प्रमाण पत्र फार्म 09 " x07" 

ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 
30. मुद्रीत रजिस्टर ( 65 जी 0 एस 0 एम 0 कागज ) 17x27 से ० मी ०सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 

एक जिस्ता / 100 पेज 
31. मुद्रीत रजिस्टर ( 65 जी ०एस० एम ० कागज) 17x27 से ० मी ० सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 

दो जिस्ता / 200 पेज 
32. मुद्रीत रजिस्टर (65 जी 0 एस0 एम0 कागज ) 17x27 से० मी ०सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 

चार जिस्ता / 400 पेज 
33. मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17x27 से ० मी ० 

एक जिस्ता / 100 पेज -लेजर पेपर 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
34. मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17x27 से ० मी ० 

दो जिस्ता / 200 पेज -लेजर पेपर 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
35. मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17x27 से ० मी ० 

चार जिस्ता / 400 पेज -लेजर पेपर 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
36. टोंग्राम फार्म 

A4 साईज सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
37. निकू पिकू केस सीट प्रपत्र 

DF साईज सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
38. कॉटेज केबीन कार्ड 

8 " X 6 " 

कार्ड बोर्ड पेपर 
39. आगत पंजी 

17 " X 27 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
40. निर्गत पंजी 

17 " X 27 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
41. वेतन पंजी प्रपत्र 17 

DF साईज सेंचुरी / ओरियंट / एच० पी ० सी ० उतम 
42. चपरासी वही 

17 X 27 " सेंचुरी / ओरियंट / एच० पी ० सी ० उतम 
43. बी 0 टी 0 सी0-51 प्रपत्र 

12 " X 8 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
44. बी 0 टी 0 सी0-25 प्रपत्र 

12 " X 8 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
45. बी 0 टी 0 सी0-29 A प्रपत्र 

12 X 8 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
46. बी 0 टी 0 सी0-29 प्रपत्र 

12 " X 8 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० उतम 
47. बी 0 टी 0 सी0-13 प्रपत्र 

12 " X 8 " सेंचुरी / ओरियंट / एच० पी ० सी ० उतम 
48. स्टौक लेजर प्रपत्र एवं बाईडीग (हार्डवेयर / मेडिसीन) 17 " X 27 " लेजर पेपर 100 पेज / 200 पेज / 300 

पेज / 400 पेज / 600 पेज 
49. डायग्नोस्टिक रजिस्ट्रर प्रपत्र छपाई, लाईनिग एवं बाईडीग 400 पेज / 600 पेज लेजर पेपर 
50. अधीक्षक एवं उपाधीक्षक पैड 

12 X 8 " एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 
51. L.P.C प्रपत्र 

12 " X 8 " सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 


52. मुद्रिक स्ट्रोक पंजी रजिस्टर नम्बरिग के साथ 

लेजर पेपर 17 " X 27 "/ 4 80 G.S.M 
प्रपत्र का नमूना कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे । 

क्रमांक 7, 8,14, 15,17,18,29,30,31, 32 , 33 , 34, 35, 39,40, 42 , 48, 49, 50, 52 का बुक / रजिस्टर 
बनाकर एवं शेष खुला हुआ देना होगा । 

आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट, अधीक्षक पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना । 


12 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


निविदा सूचना 


25 जुलाई 2016 
सं ० 10140 — वर्ष 2016-17 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना के प्रयोजनार्थ सभी एक्सरे इकाइयों में 
संचित होने वाले अव्यवहृत हाईपोफिक्सर एवं अनुपयोगी एक्सरे फिल्मों की बिक्री हेतु बिहार वाणिज्य कर में निबंधित इच्छुक 
निविदादाता से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 ( तीस ) दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित 
किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं०-www.prdbihar.gov.in एवं 
पी ०एम ० सी ० एच० के वेब साइट- www.pmch.in पर देखा जा सकता है । साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण 
जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । 

आदेश से , 

( ह ०) अस्पष्ट, अधीक्षक पटना मेडिकल कालेज अस्पताल , पटना । 
निविदा शर्त : 

1.निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा । एक ही 
लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा । 

2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे । 
3. निविदादाता का नाम , पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा । 

4.निविदादाता को बिहार वाणिज्य - कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य कर से प्राप्त 
अद्ययत्तन प्रमाण - पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा । 

5. निविदादाता का तकनीकी निविदा में आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । 
6. निविदादाता को आयकर से संबंधित पैन संख्या का छायाप्रति संलग्न करना होगा । 
7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित पर विचार नहीं किया जायगा । 
8. निविदादाता को अव्यवहृत हाइपोकिक्सर के लिए प्रति गैलेन ( 4.5 लीटर) के दर से दर अंकित करना होगा । 
9. यह दर एक वर्ष के लिए या अगली निविदा का दर अनुमोदन होने तक लागू रहेगा । 

10.स्वीकृत दर पर सामान नहीं उठाने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची मे डाल 
दिया जायेगा । 

11.क्रयसमिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को 
किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा । 

12. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 
13. 5000 / - (पाँच हजार) रुपये का एन ० एस० सी ० /बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक के नाम प्रतिभूत कर संलग्न करना 


होगा । 


14. निविदादाता किसी क्रिमिनल केश अथवा किसी सरकार या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये 
हैं , इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा मे संलग्न करना होगा । 


सूची 


: 


1. अव्यवहृत हाइपोकिक्सर प्रति गैलेन (4.5 लीटर) 
2. अनुपयोगी एक्सरे फिल्म प्रति किलो । 

आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , अधीक्षक पटना मेडिकल कालेज अस्पताल , पटना । 


बिहार गजट , , 3 अगस्त 2016 


w 


रोगी कल्याण समिति 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 


। 


सूचना 

20 जुलाई 20016 
सं ० 9978 - विज्ञापन के आधार पर Data Entry Operator के चयन हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू 

1. आयुक्त - सह - अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पत्रांक 340 / गो 0 दिनांक 
24.06.2016 में लिये गये निर्णय के आलोक में तीन अदद Data Entry Operator ( Computer with UPS , Web 
Camera, Laser Printer with Scanner, Telephone/ Mobile, Internet Connection & Pen Drive सहित ) 
अनुबंध / मानेदय पर आवश्यकता है । 

उक्त के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में Data Entry Operator ( Computer with 
UPS , Web Camera , Laser Printer with Scanner , Telephone /Mobile, Internet Connection & Pen 
Drive सहित ) की अनुबंध / मानेदय के आधार पर ग्यारह माह के लिए नियुक्ति हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू में सम्मिलित होने के 
लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी www.prdbihar.gov.in तथा www.pmch.in 
से प्राप्त की जाती है । 

2. आयु सीमा- Data Entry Operator अधिकतम दिनांक 31.07.2016 के अनुसार 45 वर्ष होगी । 
3. योग्यता / अनुभव एवं मानदेय विवरणी । 
( क ) योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से CIC / DCA/ BCA/ MCA/ B.Sc.(IT ) का 

डिग्री अथवा डिप्लोमा 
( ख) अनुभवः- किसी भी सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थान में Data Entry Operator के कार्य का कम से 

कम दो वर्ष का कार्य अनुभव । 
( ग ) मानदेयः- कुल 11,000 / - (ग्यारह हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह होगा । 
इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 

4. उपरोक्त योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन तथा सभी आवश्यक प्रमाण - पत्रों की 
मूल एवं अभिप्रमाणित प्रति यथा शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने के आशय के 
शपथ - पत्र के साथ दिनांक 12.08.2016 को प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में 10:30 बजे पूर्वाह्न से 
वॉक - इन - इन्टरव्यू में भाग ले सकते हैं । 

5. वॉक - इन - इन्टरव्यू में सफल अभ्यर्थी को कार्य के लिए स्वंय Computer Set ( Computer with UPS , 
Web Camera , Laser Printer with Scanner , Telephone /Mobile , Internet Connection & Pen Drive 
सहित ) योगदान के समय लाना होगा । 

आदेश से , 
अधीक्षक - सह - सचिव , रोगी कल्याण समिति , पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना । 

विहित प्रपत्र 
( क ) नामः 
( ख ) पिता / पति का नाम: 
( ग ) पता: 

अभिप्रमाणित 
पासपोर्ट साईज 

फोटोग्राफ 
( घ ) जन्म तिथि एवं 31.07.2016 की उम्र 
( ड ) आरक्षण श्रेणी: 
( च ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण : 


। 


- 


( छ ) अनुभवः 
घोषणा: 
मैं पिता / पति 

घोषित करता हूँ 
/ करती हूँ कि उपरोक्त सारे विवरणी पूर्ण एवं सत्य हैं । इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है । मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत 
पाये जाने पर मेरी नियुक्ति बिना कोई अग्रतर कार्रवाई के समाप्त कर दी जायेगी तथा मुझ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा 
सकेगी । 

आवेदक का हस्ताक्षर 


14 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


सूचना 


01 पद 


20 जुलाई 2016 
सं ० 9973 - विज्ञापन के आधार पर स्वास्थ्य प्रबंधक के चयन हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू 

1. बिहार सरकार के संकल्प संख्या -569(6) दिनांक 06.06.2007 तथा राज्य स्वास्थ्य समिति , बिहार, पटना के पत्रांक 
3326 दिनांक 25.11.2008 के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज अस्प्ताल, पटना के महत्वपूर्ण विशेषज्ञ संकायों में विभागाध्यक्ष 
के अधीन कार्य करने हेतु सम्भावित रिक्तियों पर प्रबंधन संबंधी कार्यो के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वास्थ्य प्रबंधक की अनुबंध / मानेदय 
पर आवश्यकता है । 

उक्त के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में स्वास्थ्य प्रबंधक की संविदा / मानदेय के आधार पर 
दो वर्षों के लिए नियुक्ति हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू में सम्मिलित होने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है । 

रिक्ति की तिथि : 
2. स्वास्थ्य प्रबंधक अनारक्षित 

01 पद 
अनुसूचित जाति 
कुल दो पद हैं । 
3. चयन में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा । 
4. आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार होगी । 
( क ) अनारक्षित वर्ग 
( ख ) बी ० सी ० / एम ० बी ० सी ० 
( ग ) महिला ( अनारक्षित , बी 0 सी 0, एम 0 बी 0 सी 0) 

40 वर्ष 
(ग ) अनुसूचित जाति / अनु 0 जनजाति ( पुरूष एवं महिला) 

42 वर्ष 
5. योग्यता / अनुभव एवं मानदेय विवरणी । 

( क ) योग्यता- न्यूनतम अस्पताल प्रबंधन / स्वास्थ्य प्रबंधन / ग्रामीण प्रबंधन / एल0एस0 डब्ल्यू0 में डिग्री अथवा 
डिप्लोमा । 

( ख ) अनुभवः- स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव । 
(ग ) मानदेयः- कुल 18,000 / - ( अठारह हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह होगा । 

इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 
6. उपरोक्त योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन तथा सभी आवश्यक प्रमाण - पत्रों की 
मूल एवं अभिप्रमाणित प्रति यथा शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, आरक्षण दावा हेतु सक्षम पदाधिकारीके द्वारा निर्गत जाति 
प्रमाण - पत्र एवं किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने के आशय के शपथ - पत्र के सारथ दिनांक 08.08.2016 को 
प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में 10:30 बजे पूर्वाह्न से वॉक - इन - इन्टरव्यू में भाग ले सकते हैं । 

आदेश से , 
अधीक्षक - सह - सचिव , रोगी कल्याण समिति, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना । 


37 वर्ष 
40 वर्ष 


विहित प्रपत्र 


- 


( क ) नाम: 
( ख ) पिता / पति का नाम: 
( ग ) पता: 


( घ ) जन्म तिथि एवं 31.07.2016 की उम्र 
( ड ) आरक्षण श्रेणी: 
( च ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण: 


अभिप्रमाणित 
पासपोर्ट साईज 
फोटोग्राफ 


( छ ) अनुभवः 
घोषणा: 

घोषित करता हूँ 
मैं 

पिता / पति 
/ करती हूँ कि उपरोक्त सारे विवरणी पूर्ण एवं सत्य हैं । इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है । मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत 
पाये जाने पर मेरी नियुक्ति बिना कोई अग्रतर कार्रवाई के समाप्त कर दी जायेगी तथा मुझ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा 
सकेगी । 

आवेदक का हस्ताक्षर 


बिहार गजट , , 3 अगस्त 2016 


15 


सूचना 


20 जुलाई 2016 
सं ० 9983 - विज्ञापन के आधार पर Mechanic के चयन हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू 

1. आयुक्त - सह - अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति , पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पत्रांक 340 / गो ० दिनांक 
24.06.2016 में लिये गये निर्णय के आलोक में एक Mechanic अनुबंध / मानेदय पर आवश्यकता है । 

उक्त के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में Mechanic की अनुबंध / मानेदय के आधार पर 
ग्यारह माह के लिए नियुक्ति हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू में सम्मिलित होने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है । इस संबंध में 
विस्तृत जानकारी www.prdbihar.gov.in तथा www.pmch.in से प्राप्त की जाती है । 

आयु सीमा- Mechanic अधिकतम दिनांक 31.07.2016 के अनुसार 45 वर्ष होगी । 
3. योग्यता / अनुभव एवं मानदेय विवरणी । 
( क ) योग्यता- इन्टरमिडियट या समकक्ष (10 + 2) तथा सरकारी ITI से Mechanical में डिग्री अथवा डिप्लोमा । 

( ख ) अनुभव: - किसी भी सरकारी / अर्द्धसरकारी अस्पताल में मशीन / उपकरण के मरम्मत के कार्य का कम से कम 
तीन वर्ष का कार्य अनुभव । 

( ग) मानदेयः- कुल 10,000 / - (दस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह होगा । 
इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 

4. उपरोक्त योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन तथा सभी आवश्यक प्रमाण - पत्रों की 
मूल एवं अभिप्रमाणित प्रति यथा शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने के आशय के 
शपथ - पत्र के साथ दिनांक 10.08.2016 को प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में 10:30 बजे पूर्वाह्न से 
वॉक - इन - इन्टरव्यू में भाग ले सकते हैं । 


आदेश से , 


अधीक्षक - सह - सचिव , रोगी कल्याण समिति , पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना । 


विहित प्रपत्र 


( क ) नाम: 
( ख ) पिता / पति का नाम: 
( ग ) पता: 


अभिप्रमाणित 
पासपोर्ट साईज 
फोटोग्राफ 


( घ ) जन्म तिथि एवं 31.07.2016 की उम्र 
( ङ ) आरक्षण श्रेणी: 
( च ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण : 


( छ ) अनुभवः 
घोषणा: 
मैं पिता / पति 

घोषित करता हूँ 
/ करती हूँ कि उपरोक्त सारे विवरणी पूर्ण एवं सत्य हैं । इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है । मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत 
पाये जाने पर मेरी नियुक्ति बिना कोई अग्रतर कार्रवाई के समाप्त कर दी जायेगी तथा मुझ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा 
सकेगी । 


- 


आवेदक का हस्ताक्षर 


16 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


सूचना 


20 जुलाई 2016 
सं ० 9976 - विज्ञापन के आधार पर स्वास्थ्य प्रबंधक के चयन हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू 

1. आयुक्त - सह - अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पत्रांक 340 / गो 0 दिनांक 
24.06.2016 में लिये गये निर्णय के आलोक में एक अदद Bio Medical Engineer अनुबंध / मानेदय पर आवश्यकता है । 

उक्त के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में Bio Medical Engineer की संविदा / मानदेय 
के आधार पर ग्यारह माह के लिए नियुक्ति हेतु वॉक - इन - इन्टरव्यू में सम्मिलित होने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते 
है । उक्त की विस्तृत जानकारी www.prdbihar.gov.in तथा www.pmch.in से प्राप्त की जाती है । 
2. Bio Medical Engineer अनारक्षित 

-01 पद 
कुल एक पद हैं । 
3. चयन में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा । 
4. आयु सीमा अधिकतम दिनांक 31.07.2016 के अनुसार 45 वर्ष होगी । 
5. योग्यता / अनुभव एवं मानदेय विवरणी । 

( क ) योग्यता- Bachelor s degree in engineer- B.E/ B.Tech or equivalent- in bio- medical engineering 
or BE/ B.Tech has bio medical engineering as a part of their curriculum from any recognized university or 
AICTE approved institution . 

Proficient in usage of computer particularly MS Office . 

Desirable: Post graduate level qualifications ( degree or specialized diploma) in bio - medical 
engineering/medical technology from any recognized university . Institution is preferable. 

( ख ) अनुभवः- Terms of Reference के अनुसार । 
( ग) मानदेयः- कुल 35,000 / - (पैतीस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह होगा । 

इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 

उपरोक्त योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन तथा सभी आवश्यक प्रमाण - पत्रों की 
मूल एवं अभिप्रमाणित प्रति यथा शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, आरक्षण दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति 
प्रमाण - पत्र एवं किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने के आशय के शपथ - पत्र के सारथ दिनांक 10.08.2016 को 
प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में 10:30 बजे पूर्वाह्न से वॉक - इन - इन्टरव्यू में भाग ले सकते हैं । 

आदेश से , 
अधीक्षक - सह - सचिव, रोगी कल्याण समिति, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना । 


विहित प्रपत्र 


( क ) नाम: 
( ख ) पिता / पति का नाम: 
( ग ) पता: 


( घ ) जन्म तिथि एवं 31.07.2016 की उम्र 
( ड ) आरक्षण श्रेणी: 
( च ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण : 


अभिप्रमाणित 
पासपोर्ट साईज 
फोटोग्राफ 


( छ ) अनुभवः 
घोषणा: 
मैं पिता / पति 

घोषित करता हूँ 
/ करती हूँ कि उपरोक्त सारे विवरणी पूर्ण एवं सत्य हैं । इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है । मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत 
पाये जाने पर मेरी नियुक्ति बिना कोई अग्रतर कार्रवाई के समाप्त कर दी जायेगी तथा मुझ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा 
सकेगी । 

आवेदक का हस्ताक्षर 


बिहार गजट , 


3 301FC 2016 


17 


1 


TERMS OF REFERENCE 

General : 
Bio Medical Engineer 


Position 


No. of Post 

01 (One) 
Location 

PMCH 
Duration of 

The recruitment will initially be for a period of eleven months 
Contract 

which shall be extendable for 11 month up to 3 years subject to 

following conditions 
a. Satisfactory performance 
b . Continued requirement of the position and 
C. Approval of the position by Government of India in PIP of National 
Health Mission . 

Eligibility Criteria : 
Category : Unreserved 
Maximum Age : 45 Years as on 31.07.2016 
Qualification : 
Essential : 

Bachelor s degree in engineer- B.E /B.Tech or equivalent- in bio -medical engineering or 
BE /B.Tech has bio medical engineering as a part of their curriculum from any recognized 
university or AICTE approved institution . 

Proficient in usage of computer particularly MS Office . 
Desirable : 

Post graduate level qualifications (degree or specialized diploma) in bio -medical 
engineering/medical technology from any recognized university . Institution is preferable. 

Experience : 
Essential : 

Applicants having minimum 2 years experience of working as a bio -medical engineer 
with large hospitals in the public or private sectors/hospital equipment manufacturers/scientific 
laboratories of national multinational research institutions focused on developing 
models/prototypes/ technologies of medical equipment, etc. will be preferred . 

Desirable : 

Experience of assisting employers/clients in hospital equipment planning , installation 
and supervision of medical equipment, preparing phased equipment condemnation schedules 
and acquisition of new equipment/technologies, liaising with vendors and technicians, 
understanding of specifications of different equipment and technologies, preparation of 
installation schedules, standard operating protocols (of equipment, devices and technologies), 
training of users in use of deferent equipments , devices and technologies ; techno -economic cost 
benefit analysis of deferent medical equipment, etc. is required . 

Other Information / Requirements/Conditions 
Purpose of Assignment: 

The Bio Medical Engineer will be responsible for management and coordination of 
activates related to bio medical engineering those included the evaluation , replacement, service 
and repair of complex biomedical patient equipment; administer policies and procedures 
applicable to efficient operations and to provide necessary support to Patna Medical College & 
Hospital, Patna in terms with equipments usage and direct all aspects of maintenance , and repair 
of the equipment, as well as ongoing training and education of staff related to safe medical 
device uses and practices. 

Summary of Roles and Responsibilities : 

The duties and responsibilities of the bio -medical Engineering Expert will include, but 
not be restricted to : 


18 


Par JGIC , 3 3701 a 2016 


3 . 


1 . Assist the Government in developing systems and mechanisms for selection of 
different hospital equipment based on the different/specific requirements of deferent levels of 
public health facilities in Patna Medical College & Hospital, Patna. 

2 . Analyze the economic costs and benefits of procuring different equipment 
(based on specifications) and advice hospital administrators / government on the planning , 
acquisition , and use ofmedical equipments. 

Assist in /supervise the installation of deferent medical equipments/ devices/ 
technologies in different levels of public health facilities in Patna Medical College & Hospital, 
Patna . 

4 . Evaluate the safety , efficiency , and effectiveness of different types of 
biomedical equipment. 

5 . Develop , in consultation with users and vendors, installation and maintenance 
schedules and protocols for different types of medical equipment that are procured . 

6 . Set up protocols for facilities to report upkeep of all (high value ) equipments to 
its program . Ensure timely repairs /replacement of non -functional equipment. 

7 . Assist in accreditation related activities in the Government decides to accredit at 
Patna Medical College & Hospital, Patna to NABH / any other standard . 
8 . 

Prepare a comprehensive condemnation and replacement schedule of deferent 
types of medical equipment and develop necessary protocols/guidelines for proper 
disposal/replacement of medical equipment that are no longer in use /no longer needed . 
9 . Review Annual Maintenance 

Maintenance Contracts (AMCs) and comprehensive 
Management contracts (CMCs) of Medical Equipments and ensure adherence to contracts by 
the vendors . 
10 . 

Develop and maintain a “ Live register (Log Book )” of equipments , suppliers, 
vendors and manufacturers of medical equipments procured at Patna Medical College & 
Hospital, Patna. 

11. Develop and maintain an inventory of equipments along with the corresponding 
Service manuals and operation Manuals. 

12 . Undertake periodic supportive supervision visits cross different public health 
facilities to ensure that patient care instruments used in the Patna Medical College & Hospital, 
Patna are safe . 

13 . Help in skill development on the operators and / or technicians of different 
types of equipments . 

14 . Provide necessary support to Doctors /Nursing Staff/Operators on terms with 
proper usage of differentmedical equipment usage . 

15. All other activities are required by the Superintendent Patna Medical College & 
Hospital, Patna in matters relating to equipment repair and procurement. 

Desirable Skills : 
1. Applicants should possess up to date knowledge of the different of the differentmedical 

equipment/devices/technologies vis-à- vis their intended uses in the health sector; the 
vendors of different equipments ; the comparative benefits and costs of deferent 
equipment/devices/ technologies and inventions and on - going research in the field of bio 

medical engineering . 
2. The ideal candidates should possess excellent analytical skills. 
3. The ideal candidate must possess strong managerial and technical skills. 
4. The ideal candidate must also have good decision making abilities, possess excellent 

communication skills -have the ability to explain technical issues in simple layman s 
terms- be a creative problem solver and have the ability to multi -task . 

Should have knowledge of government rules and regulations. 
Excellent interpersonal skills and able to make effective collaboration with 
concerned I colleagues at Patna Medical College & Hospital, Patna . 
Able to work under deadlines, with excellent skills in planning, scheduling and 


बिहार गजट , 


3 301FC 2016 


19 


1 


. 


accurate record keeping. 
Strong organizational, dealership , management and interpersonal skills . 
Computer proficiency with high levels of familiarity with data base management 
programme and commonly used packages like MS Word , Excel, power point etc. 

Excellent oral and written communication skills in English and Hindi. 
Remuneration /Compensation : 
Consolidated remuneration @Rs. 35,000 /- per month . 
Agreement : 
Selected candidate will draw a contractual agreement with Patna Medical College & 
Hospital, Patna before joining the post. 

Superintendent, 
Patna Medical College & Hospital, Patna . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fawr GC , 20—571 + 100 - Odoto i 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


2 . 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2016 
सं ० कौन / भी -111 / 2007-250 / सी 0 — बिहार वित्त सेवा के तत्कालीन 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त श्री अनिल कुमार सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरा अंचल के पदस्थापन 
काल में निगरानी विभाग के द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण अधिसूचना संख्या 165 
दिनांक 18.04.2007 द्वारा दिनांक 31.03.2007 के प्रभाव से निलंबित किया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध विधि विभाग के 

आदेश संख्या - एस 0 पी 0 / नि 0 / 
25 / 2007 / 2988 / जे 0 दिनांक 02.07.2007 द्वारा सरकार से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त हुई 
तत्पश्चात् श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या -197 / सी 0 दिनांक 28.05.2008 द्वारा बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम -17 में निहित 
प्रावधानानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई । 

3. श्री कुमार के सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2014 तक विभागीय कार्यवाही की जाँच 
प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही को संकल्प संख्या -35 / सी 0 दिनांक 21 . 
02.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43( B) के तहत समपरिवर्तित किया गया । 

4. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उनके 
सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रशासी विभाग को प्राप्त हुआ । जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्री कुमार 
से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । द्वितीय कारण पृच्छा में प्राप्त स्पष्टीकरण पूर्व के स्पष्टीकरण की 
भॉति ही पाई गई । 

5. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से की गई द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत से 
स्पष्ट है कि श्री कुमार पर गठित तीन आरोपों में से दो आरोप यथा आरोप संख्या -1, जो ट्रैप केस 
से संबंधित है एवं आरोप संख्या -2, जो उचित शास्ति अधिरोपित नहीं करने एवं अधिरोपित शास्ति 
को सरकारी खजाने में जमा नहीं करने से संबंधित है पूर्णतः प्रमाणित हैं । श्री कुमार के विरूद्ध 
प्रमाणित आरोपों के लिए 

(i) सेवानिवृत्ति के पश्चात् भुगतेय पेंशन राशि को पूर्ण रूप से रोका जाता है । 
(ii ) देय उपादान की राशि को पूर्ण रूप से रोका जाता है । 

(iii ) सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अव्यवहृत अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति को पूर्ण रूप 
से रोका जाता है । 


: 


बिहार गजट , , 


3 अगस्त 2016 


21 


( iv ) निलंबन अवधि का विनियमन के लिए निलंबन अवधि दिनांक 31.03.07 से दिनांक 31.07 . 
2011 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 
6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


सं ० 1 / स्था ०( ले ० से ०) - ( आ ०) -5 / 2015-5771 

वित्त विभाग 


संकल्प 

22 जुलाई 2016 
सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-4210 / 2015 कुमार रंजीत सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय पटना 
उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 23.09.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में इस मामले में बिलम्ब से भुगतान हेतु 
दोषी पदाधिकारियो श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, बिहार लेखा सेवा, तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ सम्प्रति 
वरीय कोषागार पदाधिकारी , किशनगंज एवं श्री प्रभात कुमार, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, 
खगड़िया सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया के विरुद्ध निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय द्वारा विजय कुमार, सहायक 
आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उपर्युक्त दोनो पदाधिकारियों को विलम्ब के लिए 
दोषी पाते हुए अनुशासनात्मक कारवाई करने की अनुशंसा की गयी । 

2. उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभागीय पत्रांक -16 दिनांक 04.01.2016 द्वारा श्री कुमार रंजीत सिन्हा के भविष्य 
निधि से अंतिम निकासी संबंधित मामले में साढ़े चार माह के बिलम्ब के लिए श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी से तथा इसी मामले 
में पत्रांक -17 दिनांक 04.01.20.16 द्वारा लगभग एक वर्ष का विलम्ब करने के लिए श्री प्रभात कुमार से स्पष्टीकरण पूछा 
गया । 

3. उपर्युक्त दोनो पदाधिकारियों के विरुद्ध इस मामले में श्री विजय कुमार, सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय 
के जाँच प्रतिवेदन एवं इस संबंध में निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय द्वारा समर्पित समीक्षा प्रतिवेदन तथा संबंधित 
पदाधिकारियों से उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपो एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार रंजीत सिन्हा 
के भविष्य निधि मद में सत्यापित कटौती विवरणी विभिन्न कोषागारों से सत्यापित कराया जाना था , जिसमें स्वभाविक रुप से 
विलम्ब हुआ । श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी द्वारा विभिन्न स्मार पत्रों में माननीय न्यायालय से संबंधित मामला होने का उल्लेख 
नहीं किया गया , जिसके कारण भी विभिन्न कोषगारों से प्रतिहस्ताक्षरित कटौती विवरणी प्राप्त करने में बिलंब हुआ । इस प्रकार 
श्री चंद्रवंशी प्रस्तुत मामले में गंभीर नहीं थे । एक अन्य पदाधिकारी श्री प्रभात कुमार के स्पष्टीकरण से यह तथ्य उजागर होता 
है कि प्रस्तुत मामला उनके पदस्थापन के पूर्व से चल रहा था । जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ के विभिन्न स्मार पत्रों 
में माननीय न्यायालय से संबंधित मामला होने का उल्लेख नहीं किया गया , जिसके कारण भी इसे सामान्य मामला समझा 
गया तथा इनके स्तर पर भी विलंब हुआ । मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया । इस प्रकार उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा 
बरती गयी लापरवाही प्रमाणित होता है । 

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत " असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक " का दंड 
अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है । 

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सर्वश्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, बिहार लेखा सेवा, तत्कालीन जिला भविष्य 
निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ सम्प्रति वरीय कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज एवं श्री प्रभात कुमार, बिहार वित्त सेवा तत्कालीन 
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड दिया एवं संसूचित किया 
जाता है 
" असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
जयंत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


22 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2016 


सं ० 5निगो0वि 0 (1) 02 / 2015-228 (नि ० गो ० ) 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

27 जुलाई 2016 
श्री संजय कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा श्री अनिल 
कुमार, डेयरी फिल्ड ऑफिसर, जिला गव्य विकास कार्यालय, अरवल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने की सूचना ससमय 
गव्य निदेशालय, बिहार, पटना को नहीं देने, सरकारी कार्य में उदासीनता बरतने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने 
संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प -497निगो० दिनांक 18.12.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक, पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार , पटना को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 03.03.2016 में श्री कुमार 

के 
विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया । 

3. उक्त आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित 
आरोप विशिष्ट प्रकृति के नहीं हैं अतएव श्री संजय कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध गठित आरोप एवं 
संचालित विभागीय कार्यवाही के दायित्व से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

4. उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजय कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल को आरोप मुक्त करते हुए उनके 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार -राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


